निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 554) पटना , वृहस्पतिवार , 30 जून 2016 


सं० 2 / आरोप - 01 -59 / 2013 - 1654 - सा0प्र0 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

2 फरवरी 2016 
श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 940 / 11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, 
पटना नगर निगम , पटना सम्प्रति नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , बक्सर के विरूद्ध कंकड़बाग क्षेत्र में सफाई 
एवं जल जमाव की समस्या से निपटने हेतु कार्रवाई नहीं करने, दिनांक 17.09.2012 को रात्रि में जल जमाव की 
समस्या से निपटने हेतु सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ नगर आयुक्त , पटना नगर निगम के भ्रमण के 
समय अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने तथा अंचल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष 24x7 
संचालित नहीं रहने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क पटना नगर निगम के पत्रांक 4903 
दिनांक 20.09. 2012 द्वारा प्राप्त हुआ । श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 12277 दिनांक 24.07. 2013 द्वारा उक्त आरोपों के 
संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

उपर्युक्त निदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकण दिनांक 30.08. 2013 में कहना है कि 
कंकड़बाग क्षेत्र की सफाई एवं जल जमाव की समस्या से निपटने हेतु नगर आयुक्त द्वारा जो भी निदेश इन्हें दिया गया 
उसका अक्षरशः अनुपालन इनके द्वारा किया गया । क्षेत्र की समुचित सफाई तथा जल जमाव से मुक्ति हेतु ये सदैव 
तत्पर रहे । जिसके परिणामस्वरूप कंकड़बाग अंचल में जल जमाव की व्यापक समस्या उत्पन्न नहीं हुई , जो कार्यपालक 
अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है । इनके द्वारा कहा गया है कि कभी - कभी सफाई उपकरण के खराब हो जाने 
के कारण सफाई व्यवस्था में कुछ विलम्ब होती है, परन्तु कुछ ही अन्तराल पर सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाता 
है । दिनांक 17.09. 2012 को रात्रि में ये क्षेत्र में ही उपस्थित थे एवं भ्रमणशील रहकर सभी सम्प हाउसों का निरीक्षण 
किया जा रहा था । योगीपुर सम्प हाउस की लगातार संचालन की निगरानी एवं कंकड़बाग अंचलन से पानी की शीघ्र 
निकासी की जिम्मेवारी का निर्वहन इनके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया । साथ ही इनका यह भी कहना है कि नगर 
आयुक्त के पत्रांक 4861 दिनांक 18.09.2012 के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो इन्हें दिनांक 21.09.2012 
को प्राप्त हुआ । उक्त स्पष्टीकरण का जवाब पत्रांक 394 / स्था० दिनांक 21.09.2012 द्वारा नगर आयुक्त को भेजा दिया 
गया । इसके अलावा इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सफाई एवं जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए 
कंकड़बाग अंचल कार्यालय में आदेश ज्ञाप संख्या 166 दिनांक 20.04. 2012 द्वारा 24x7 पर नियंत्रण कक्ष संचालन से 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 जून 2016 
संबंधित आदेश निर्गत किया गया था एवं नियंत्रण कक्ष कार्यरत था , जिसका दूरभाष संख्या 0612 - 2354186 है । उक्त 
आधार पर इनके द्वारा आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया । 


विभागीय पत्रांक 18223 दिनांक 28.11.2013 द्वारा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम से मंतव्य की मांग की 
गयी । पटना नगर निगम के पत्रांक 7201 दिनांक 10.12.2014 द्वारा प्राप्त मंतव्य में श्री अनिल कुमार के स्पष्टीकरण को 
स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया । तत्पश्चात् आरोप पत्र, स्पष्टीकरण एवं उक्त मंतव्य की छायाप्रति संलग्न करते हुए 
विभागीय पत्रांक 1551 दिनांक 28.01.2015 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी । 

___ नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1885 दिनांक 08.04. 2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया 
कि - कंकड़बाग क्षेत्र में वर्षा के कारण जल - जमाव की अत्यधिक भीषण समस्या उत्पन्न हुई थी । संबंधित कार्यपालक 
पदाधिकारी द्वारा यदि समय पर नालों की सफाई करायी गयी होती तथा प्रभावी समन्वय किया गया होता तो 
जल - जमाव की गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं होती । अतः कार्यपालक पदाधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में चूक के 
लिए जिम्मेवारी है । उनके स्पष्टीकरण को बिना विभागीय कार्यवाही संचालित किये हुए स्वीकार करना उचित नहीं है । 


उपर्युक्त स्पष्टीकरण एवं मंतव्य की समीक्षा के उपरांत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8452 
दिनांक 11. 06. 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही में संयुक्त आयुक्त , विभागीय 
जाँच - सह - संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल , पटना के पत्रांक 1726 दिनांक 09. 12. 215 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
में सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है । 

प्रतिवेदित आरोप, श्री कुमार के स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री 
कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रशासनिक प्रकृति के आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने के आलोक में श्री कुमार के 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किये जाने का निर्णय लिया गया है । 

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 940 / 11, तत्कालीन 
कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना सम्प्रति नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, 
बक्सर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8452 दिनांक 11.06. 2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त 
किया जाता है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 554 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


